शासन 


तासग 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 1251 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 18 अप्रैल 2019 - चैत्र 28, शक 1941 


स्कूल शिक्षा विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर 

अटल नगर, दिनांक 18 अप्रैल 2019 


अधिसूचना 


AN 


क्रमांक एफ 13- 73/ 2011 / 20 - 3. - नि : शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ( 2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड 
( ङ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, राज्य के “ दुर्बल वर्ग के बालक ” के अर्थ को अधिसूचित करने के लिए, इस विभाग 
की अधिसूचना क्र . एफ 13 - 73 / 20 -3 / 2011 दिनांक 23 अगस्त 2011 तथा यथा संशोधित दिनांक 8 मई, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त अधिसूचना में , 


खण्ड ( ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् : 


अनाथ , जैसा कि किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का 2) में परिभाषित है, दुर्बल वर्ग के 
बालकों में शामिल होंगे. ऐसे अनाथ बच्चों के प्रवेश के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ की समिति द्वारा जारी किये गये 
सूची में शामिल नाम ही मान्य होगा. " 


No. F 13-73/2011 /20 -3. — In exercise of the power conferred by clause (e ) of Section 2 of the Right of Children 
to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009 ) the State Government, hereby makes the following further 
amendment inthis Department s notification No . F 13 - 73/ 2011/ 20 -3 Raipur dated 23rd August 2011 , notifiying meanings 


249 


250 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2019 


of “ Child belonging to weaker section ” in the Chhattisgarh State namely : 


AMENDMENT 


In the said notification : 


After clause (c ), the following shall be added namely - 


( d ) 


Orphan as defined inthe JuvenileJustice ( Care and Protection of Children) Act, 2015 ( No. 2 of 2016 ) 
shall be added in Child Belonging to weaker section . For admission of such orphan child , the name 
included in the list issued by the committee of women and child development department Chhattisgarh , 
shall be considered . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सौरभ कुमार, संयुक्त सचिव . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


